निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 आश्विन 1931 ( श ) 
( सं0 पटना 517 ) पटना , वृहस्पतिवार, 8 अक्तूबर 2009 


पत्रांक 3 / स्था०मूलकोटि 1003 / 08 / 559 (3) रा0 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 
सेवा में , 

महालेखाकार, 
वीरचन्द पटेल , पथ 

बिहार, पटना । 
द्वारा - वित्त विभाग । 

दिनांक 16 सितम्बर 2009 
विषय - अधिसूचना संख्या - 558 (3 ) रा० / पटना, दिनांक 16 सितम्बर 2009 द्वारा नवसृजित 18 अंचलों के लिए 

अनुमानित व्यय रू0 2,38, 54,680 .00 ( दो करोड़ अड़तीस लाख चौवन हजार छ: सौ अस्सी रूपये) मात्र 
की लागत पर संलग्न विवरणी में उल्लेखित कुल 162 (एक सौ बासठ ) राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों 

का सृजन । 
आदेश : - स्वीकृत । 

2. इसका व्यय भार " 2029 भू - राजस्व ( गैर योजना) - 104 - सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध - 0001 - राजस्व 
प्रशासन पर व्यय - मांग संख्या - 40 -विपत्र कोड - 2029001040001 " की उपर्युक्त इकाई के अन्तर्गत विकलनीय होगा । 

3. अंचल अधिकारियों के पदों की स्वीकृति अंचल सृजन की तिथि से सिद्धान्ततः ( नोशनली ) की जाती है 
परन्तु वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान वास्तविक प्रभार ग्रहण करने की तिथि से की जायेगी । शेष सभी पदों की 
स्वीकृति राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी । 
___ 4. सृजित किये जाने वाले पदों की विवरणी - I एवं व्यय विवरणी - II संलग्न है । 

5. समाहर्त्ता नवसृजित अंचलों में आनेवाले हल्का कर्मचारी को पैतृक अंचल से स्थानान्तरित कर नवसृजित 
अंचलों में पदस्थापित करेंगे । 


बिहार गजट ( असाधारण), 8 अक्तूबर 2009 
6. प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति की सहमति प्राप्त है । 
7. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विश्वनाथ झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 517 -571 + 300 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic. in 


